पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 -14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड - 14 ] रुड़की, शनिवार , दिनांक 18 मई , 2013 ई0 (बैशाख 28 , 1935 शक सम्वत् ) [ संख्या 20 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

पृष्ठ संख्या 

वार्षिक चन्दा 


रु0 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 


3075 


183 - 188 


1500 


169 - 174 


1500 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया । 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 
975 


1425 


183 - क 


184 


उत्तराखण्ड गजट , 18 मई , 2013 ई० (बैशाख 28, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

वित्त अनुभाग - 8 

अधिसूचना 

22 अप्रैल , 2013 ई० 
संख्या 483 / 2013 / 07 (100 ) / XXVII( 8) / 08 - मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल की संस्तुति 
के क्रम में उत्तराखण्ड ( उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम , 2005 ) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की 
धारा 54 की उपधारा ( 2) ( क ) एवं उपधारा (4 ) ( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल 
महोदय वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के 
पद पर श्री रमेश चन्द्र कुकरेती के स्थान पर श्री राम दत्त पालीवाल, निदेशक, उत्तराखण्ड , न्यायिक एवं विधिक 
अकादमी , भवाली जिला नैनीताल को तत्काल प्रभाव से तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 


राधा रतूड़ी , 
प्रमुख सचिव । 


संख्या 


यू0ओ054 / xxviii- 3- 2013 


प्रेषक , 


एस0 रामास्वामी , 
प्रमुख सचिव , 
उत्तराखण्ड शासन । 


सेवा में , 

महानिदेशक , 
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 

उत्तराखण्ड । 
चिकित्सा अनुभाग - 3 

देहरादून, दिनांक 23 अप्रैल, 2013 
विषय : चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत / सेवानिवृत्त 

___ स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( पुरुष / महिला) के कार्मिकों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में । 
महोदय , 

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या - 513/ xxviii- 3- 2010- 200/ 2007 दिनांक 16 - 07 - 2010 जिसके द्वारा 
स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( पुरुष / महिला ) के वेतनमानों को पुनरीक्षित किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए रिट 
याचिका संख्या - 932 ( एस / एस) / 2012, पान सिंह बिष्ट व अन्य बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, 
नैनीताल के ओदश दिनांक 06 - 11 - 2012 के क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 
बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत / सेवा निवृत्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष / महिला) कार्मिकों को 
दिनांक 23 - 07 - 1981 से 30 - 04 - 1995 तक का अवशेष वेतन भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 18 मई , 2013 ई० ( बैशाख 28 , 1935 शक सम्वत् ) 


185 


2. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 - 05 - 1995 से दिनांक 30 - 06 - 2010 तक पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ पूर्व की 
भांति प्राकल्पिक आधार पर अनुमन्य होगा, इसकी अवशेष धनराशि भुगतान नहीं की जायेगी तथा 01 - 07 - 2010 
से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य होगा । इस संवर्ग में नई नियुक्तियां मूल 
वेतनमान . 5200 - 20200, ग्रेड वेतन , 2000 में की जायेगी । 


3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 454 / xxvii ( 7 )/ 2013, दिनांक 23 अप्रैल, 2013 में प्राप्त सहमति 
से जारी किये जा रहे हैं । 


आज्ञा से , 


एस0 रामास्वामी 
प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग - 2 

अधिसूचना 

( शक्ति ) 

30 अप्रैल, 2013 ई० 
संख्या 985 / 13 / XX - 2 / 05 ( 05 ) / 2012 - दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( अधिनियम संख्या 2, सन् 1974 ) 
की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय , हरिद्वार 
द्वारा संचालित सत्र 2012 - 2013 की स्नात्तक ( शास्त्री), स्नातकोत्तर ( आचार्य) एवं व्यावसायिक वार्षिक परीक्षाओं के 
लिए उत्तराखण्ड के जनपद - नैनीताल, चम्पावत , हरिद्वार , चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून एवं टिहरी 
गढ़वाल के सभी परीक्षा केन्द्रों के वरिष्ठ केन्द्राध्यक्षों / सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं इन परीक्षाओं से सम्बद्ध 
विश्वविद्यालय के कुलसचिव / सहायक कुलसचिव परीक्षा / अकादमिक को दिनांक 25 अप्रैल , 2013 से 20 मई , 2013 
तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं , जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे और उन्हें ऐसी 
सभी शक्तियाँ प्रदान करते हैं , जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं , 
जिनका व उन परीक्षा केन्द्रों की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे, जिनके वे केन्द्र व्यवस्थापक हैं । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 
प्रमुख सचिव । 


186 


उत्तराखण्ड गजट, 18 मई , 2013 ई० (बैशाख 28, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


संख्या 461 / XXVIII - 3- 2013- 200 / 2007 


प्रेषक , 


एस0 रामास्वामी, 
प्रमुख सचिव , 

उत्तराखण्ड शासन । 
सेवा में , 

महानिदेशक , 
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 

उत्तराखण्ड । 
चिकित्सा अनुभाग - 3 

देहरादून , दिनांक 02 मई , 2013 
विषय : चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन कार्यरत 

स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( पुरुष / महिला ) के कार्मिकों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में । 


महोदय , 

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या - 34 / प0क0 / वे0आ0 / 61 / 2008, दिनांक 01 - 01 - 2013 के क्रम में 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या - 513 / XXVIII- 3- 2010 - 200 / 2007 , दिनांक 16 - 07 - 2010 , 
जिसके द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष / महिला ) के वेतनमानों को पुनरीक्षित किया गया है , में आंशिक संशोधन 
करते हुये मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या - 15904 / 1983 श्री शिवचरण लाल कुशवाह 
व अन्य प्रति उ0प्र0 राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02 - 04 - 1985 को पारित आदेशों के क्रम में दिनांक 
23 - 07 - 1981 से 30 - 04 - 1995 तक का अवशेष वेतन भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 
2. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 - 05 - 1995 से दिनांक 30 - 06 - 2010 तक पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ पूर्व की 
भांति प्राकल्पित आधार पर अनुमन्य होगा , इसकी अवशेष धनराशि भुगतान नहीं की जायेगी तथा दिनांक 
01 - 07 - 2010 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य होगा । इस संवर्ग में नई 
नियुक्तियां मूल वेतनमान , 5200 - 20200, ग्रेड वेतन , 2000 में की जायेगी । 
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 65 / XXVIII ( 7) दिनांक 23 अप्रैल, 2013 में प्राप्त सहमति से 
जारी किये जा रहे हैं । 


आज्ञा से , 


एस0 रामास्वामी , 
प्रमुख सचिव । 


कृषि एवं विपणन अनुभाग - 2 

अधिसूचना 

___ 07 मई, 2013 ई० 
संख्या 248 / XIII ( 2 )/ 2013 - 37( 01 )/ 2012 - चूँ कि राज्य सरकार लोकहित में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के 
विक्रय और क्रय को विनियमित करना और उनकी मण्डियों को नियंत्रित करना आवश्यक और समीचीन समझती 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 18 मई, 2013 ई० (बैशाख 28, 1935 शक सम्वत् ) 


187 


__ अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 
2011 की धारा 11 के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देहरादून मण्डी क्षेत्र के सम्ब 
उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 5629 / 12 - 5 - 89 - 600 (242 ) - 89 दिनांक 08 फरवरी, 1990 को 
अधिक्रमित करते हुए, घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से मण्डी क्षेत्र, 
देहरादून, जिला देहरादून में नीचे अनुसूची " क " में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के थोक संव्यवहार नीचे अनुसूची 
" ख " में विनिर्दिष्ट देहरादून प्रधान मण्डी स्थल के भीतर के स्थानों पर किये जाएंगे : 

___ अनुसूची " क " 
1. आलू 2. प्याज 3. लहसुन 4. अरबी 5 . अदरक 6. हरी मिर्च 7. टमाटर 8. गोभी ( बन्द व फूल ) 9. गाजर 
10. मूली 11. बैंगन 12. टिण्डा 13. लौकी 14. हरी मटर 15. परवल 16. कटहल ( कच्चा) 17 . ककड़ी, खीरा 18. 
पेठा 19. भिण्डी 20. कदू 21. करेला 22. तोरई 23. शकरकन्द 24 . फ्रेंचबीन 25 . सेम 26. मशरूम 27 . नीबू 28 . 
नारंगी 29. मुसम्बी 30 . माल्टा 31. केला 32. अनार 33 . खरबूजा 34. तरबूज 35 . पपीता 36. सेब 37. अमरूद 38. 
बेर 39 . ऑवला 40. लीची 41. चीकू 42. आडू 43. लोकाट 44 . आम 45. खुबानी 46. नाशपाती व नाख 47 . चकोतरा 
48. अखरोट 49. पुलम ( आलूबुखारा ) 50. अंगूर । 

__ अनुसूची " ख " 
( अ ) जिला देहरादून , परगना केन्द्रीय दून , मौजा - निरंजनपुर की सीमा के भीतर का निम्नलिखित सम्पूर्ण 
सीमाबद्ध क्षेत्र 


पूर्व - देहरादून से सहारनपुर मुख्य सड़क तथा गाटा संख्या 325 का भाग; 
पश्चिम - गाटा संख्या 307, 308, 327 , 236 तथा पक्का सम्पर्क मार्ग गाटा संख्या 309 ; 


उत्तर - जनरल महादेव सिंह मार्ग तथा गाटा संख्या 324 का भाग ; 


दक्षिण - गांव सभा की कच्ची सड़क और गाटा संख्या 331 , 317 और 319 का भाग । 

(ब ) जिला देहरादून, परगना केन्द्रीय दून, मौजा - निरंजनपुर, भूमि खसरा संख्या 335 क का निम्नलिखित 
सम्पूर्ण सीमाबद्ध क्षेत्र 

पूर्व- देहरादून - सहारनपुर रोड ; 
पश्चिम - क्वालिटी हार्ड वेयर गोदाम ; 
उत्तर - नगर निगम रोड ; 


दक्षिण - एच0सी0एल0 कम्पाउण्ड । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश , 
प्रमुख सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of " The Constitution of India ", the Governor 
is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 248/ XIII-II/ 2013 
37 (01)/ 2012 dated May 07 , 2013 for general information . 

NOTIFICATION 

May 07, 2013 
No. 248 /XIII- 11/ 2013- 37 (01)/2012 --WHEREAS the State Government considers itnecessary and expedient 
in the public interest to regulate the sale and purchase of agricultural produce and for controlling the market 
thereof; 


188 


उत्तराखण्ड गजट , 18 मई , 2013 ई० (बैशाख 28 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


THEREFORE , now , in exercise of the power conferred by clause (b ) of Section 11 of the Uttarakhand 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Act, 2011 (Act No. 09 of 2011), the Governor is 
pleased to declare with the suppression ofthe Government of Uttar Pradesh notification No . 5629 /12 -5 -89 -600 ( 242 ) 
89, Dated : February 08 , 1990 regarding Dehradun , PrincipalMarket Yard that with effect from the date ofpublication 
of this notification in the Gazette , the wholesale transactions of the agricultural produce , specified in schedule ‘ A ’ 
below , in respect of Dehradun market area , Distt . Dehradun shall be carried on only at the place specified in 
schedule B below of the Dehradun PrincipalMarket Yard . 

SCHEDULE A 
1. Potato 2. Onion 3. Garlic 4 . Colicasia 5 . Ginger 6 . Green Chillies 7 . Tomato 8. Cabbage /Cauliflower 9 . 
Carrot 10 . Radish 11. Bringal 12 . Tinda 13 . Bottle Gourd 14 . Green peas 15 . Parwal 16 . Jackfruit 17 . Cucumber 
18 . Whitegourd 19 . Lady s finger 20 . Pumpkin 21 . Bitter gourd 22 . Torai 23 . Sweet Potato 24 . Bean french 25 . 
Been (vegetable ) 26 . Mushroom 27 . Lemon 28 . Orange 29 . Mosambi 30 .Malta 31 . Banana 32 . Pomegranate 33 . 
Musk melon 34. Watermelon 35 . Papaya 36 . Apple 37 . Guava 38 . Ber 39 . Anola 40 . Litchi41. Chiku 42 . Peaches 
43. Loquat 44 . Mango 45 . Apricot 46 . Pear 47 . Pumelo 48 . Wallnut 49. Pullam 50 . Grapes . 

SCHEDULE ‘ B 
( a) The entire area withinthelimits of District -- Dehradun, Pargana -- Kendriya Dun, Mauja-- Niranjanpur 
bounded as below : -- 

East : Dehradun to Saharanpurmain road and part of Plotno . 325 ; 
West : Plot no. 307, 308, 327 , 236 and pacca Link Road Plot no . 309 ; 
North : GeneralMahadeo Singh Road and part of Plot no . 324 ; 

South : Kuchcha Road ofGaon Sabha and part of Plot no . 331 , 317 , 319 . 

( B ) The entire area withinthelimits of District -- Dehradun, Pargana-- Kendriya Dun, Mauja -- Niranjanpur, 
Land Khasara no . 335 (ka )bounded as below : 

East : Dehradun to Saharanpur Road ; 
West : Quality Hardware Godown ; 
North : Nagar Nigam Road ; 
South : H. C . L. Compound . 


By Order, 
OM PRAKASH, 
Principal Secretary 


उच्च शिक्षा विभाग 

अधिसूचना 

02 मई , 2013 ई० 
संख्या 16 / 12 / xxiv( 6 ) / 2013 - श्री राज्यपाल महोदय , उत्तरांचल विश्वविद्यालय अधिनियम , 2012 [ अधिनियम 
संख्या 11 , वर्ष 2013, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 59 / xxxvi (3) / 2013 / 64(1) / 2012, 
दिनांक 15 फरवरी , 2013] की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिनियम 
को प्रवृत्त करने के लिए एतद्द्वारा दिनांक 05 मई , 2013 की तारीख नियत करते है । 

आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 
प्रमुख सचिव । 


पी०एस०यू० ( आर0ई0 ) 20 हिन्दी गजट / 313 - भाग 1 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 18 मई, 2013 ई० (बैशाख 28 , 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

आदेश 

28 जनवरी, 2013 ई० 
पत्रांक मेमो / लाइसेन्स निलम्बन / 13 - श्री राजेन्द्र सिंह बोहरा पुत्र श्री दान सिंह बोहरा निवासी मदुवा 
पोस्ट - मदुवा जिला चम्पावत द्वारा 21 - 11 - 2012 को वाहन संख्या UK03TA-0338 MAXI का संचालन करते समय 
लोहाघाट से पुल्ला की ओर जाते समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा वाहन का चैकिंग करते समय वाहन में 09 के स्थान पर 
15 सवारी, एक व्यक्ति पीछे लटका, चालक द्वारा शराब पीकर वाहन का संचालन किया जाता पाया गया , जिस कारण 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर द्वारा वाहन का चालान किया गया । अधोहस्ताक्षरी द्वारा चालक का 
लाइसेन्स संख्या UK032006004947 जिसकी वैधता 05 - 06 - 2014 तक वैध है , उक्त लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही हेतु 
निलम्बन की संस्तुति किया गया । जिसके सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक मेमो / लाइसेन्स नि0 / 12, दिनांक 05 - 12 - 2012 
धारा 21 / 2011 द्वारा लाइसेन्स धारक को नोटिस भेजा गया , जिसके सम्बन्ध में चालक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 
22 - 01 - 2013 में प्रस्तुत किया गया जो असन्तोषजनक है । 

अतः लाइसेन्स प्राधिकारी के रूप में मैं , विमल पाण्डेय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रभारी) टनकपर 
मोटर वाहन अधिनियम / 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेन्स संख्या 
UK032006004947 जिसकी वैधता 05 - 06 - 2014 तक है , लाइसेन्स को दिनांक 21 - 11 - 2012 से 20 - 04 - 2013 (5 माह ) 
के लिए निलम्बित करता हूँ । 

विमल पाण्डेय, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

___ कार्यालय आदेश 

___ 08 फरवरी , 2013 ई० 
पत्रांक 1982 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / UK03 - 7460 - वाहन संख्या UK03- 7460 (प्राइवेट कार ) मॉडल 2009 
चेसिस संख्या MAIPS2GAK82C24482 इंजन संख्या GA84C23433 इस कार्यालय में श्री अमित कुमार पुत्र श्री राम कुमार 
वार्ड नं0 05 टनकपुर ( चम्पावत ) के नाम दर्ज है । उक्त वाहन संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हल्द्वानी से 


अमित कुमार पुत्र श्री राम कुमार 


169 - ख 


170 


उत्तराखण्ड गजट , 18 मई , 2013 ई० (बैशाख 28 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


जारी अस्थायी पंजीयन प्रमाण - पत्र संख्या UCST- 28190 के आधार पर इस कार्यालय में दिनांक 18 - 08 - 2009 को 
पंजीकृत हुआ था , के अस्थायी पंजीयन प्रमाण - पत्र के सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी से सत्यापन करवाये 
जाने के पश्चात् पाया गया है कि उक्त अस्थायी पंजीयन प्रमाण - पत्र संख्या UCST-28190 पूर्णतया मिथ्या दस्तावेज 
है । अतः इसके आधार पर इस कार्यालय में पंजीयन चिन्ह संख्या UK03 - 7460 निरस्त किये जाने योग्य है । वाहन 
स्वामी को दिनांक 20 - 01 - 2011 को सुनवाई का अवसर देते हुए पंजीकृत किया गया , कारण बताओ नोटिस जारी 
किया गया किन्तु उक्त नोटिस को वाहन स्वामी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया । 

अतः , मैं , विमल पाण्डेय पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग टनकपुर ( चम्पावत ) मोटर वाहन अधिनियम 
1988 की धारा 55 ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK03 -7460 (प्राइवेट कार ) 
का पंजीयन चिन्ह चेसिस संख्या MAIPS2GAK82C24482 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

08 फरवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 1983 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / UK03 - 7664 - वाहन संख्या UK03 - 7664 ( प्राइवेट कार ) मॉडल 2009 
चेसिस संख्या MAIPS2GBK92A75028 इंजन संख्या 94A37088 इस कार्यालय में श्री पवन कुमार पुत्र श्री नरेश चन्द्र , 
म0नं0 21, भजनपुर , बनबसा ( चम्पावत ) के नाम दर्ज है । उक्त वाहन संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हल्द्वानी 
से जारी अस्थायी पंजीयन प्रमाण - पत्र संख्या UCST -28188 के आधार पर इस कार्यालय में दिनांक 20 - 10 - 2009 
को पंजीकृत हुआ था , के अस्थायी पंजीयन प्रमाण - पत्र के सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी से सत्यापन 
करवाये जाने के पश्चात् पाया गया है कि उक्त अस्थायी पंजीयन प्रमाण - पत्र संख्या UCST- 28188 पूर्णतया मिथ्या 
दस्तावेज है । अतः इसके आधार पर इस कार्यालय में पंजीयन चिन्ह संख्या UK03 - 7 
है । वाहन स्वामी को दिनांक 20 - 01 - 2011 को सुनवाई का अवसर देते हुए पंजीकृत किया गया , कारण बताओ 
नोटिस जारी किया गया किन्तु उक्त नोटिस को वाहन स्वामी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया । 

अतः, मैं , विमल पाण्डेय पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग टनकपुर ( चम्पावत ) मोटर वाहन अधिनियम 
1988 की धारा 55 (5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK03- 7664 ( प्राइवेट कार ) 
का पंजीयन चिन्ह चेसिस संख्या MAIPS2GBK92A75028 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


विमल पाण्डेय , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

22 मार्च, 2013 ई० 
पत्रांक 189 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूपी80आर - 9132 / 2013 - वाहन संख्या यूपी80आर - 9132( यूटीलीटी ) 
मॉडल 1999 चेसिस संख्या DX56472 इंजन संख्या DX56472 इस कार्यालय में श्री अविनाश गुप्ता पुत्र श्री सुरेश गुप्ता , 
निवासी 144 बोरिंग वार्ड , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 05 - 03 - 2013 
को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कवाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 31 - 03 - 2013 तक वैध है । वाहन फाईनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । तथा वाहन का मार्ग परमिट 
सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी न करने हेतु 14 - 03 - 2013 को उनके 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 18 मई , 2013 ई० ( बैशाख 28, 1935 शक सम्वत् ) 


171 


कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य 
नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूपी80आर - 9132 (यूटीलीटी ) का 
पंजीयन चिन्ह चेसिस संख्या DX56472 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

20 मार्च, 2013 ई० 
पत्रांक 192 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / डीआईजी - 6552 / 2013 - वाहन संख्या डीआईजी - 6552( ट्रक ) मॉडल 
1988 चेसिस संख्या 364052289435 इंजन संख्या 692D02797564 इस कार्यालय में श्री विवेक मनचन्दा पुत्र श्री सतीश कुमार 
निवासी डी1 डी2 , आदर्श कालोनी, रुद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
12 - 03 - 2013 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कवाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा 
वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है 
कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 31 - 03 - 2013 तक वैध है । वाहन फाईनेन्स से मुक्त है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । तथा वाहन का मार्ग परमिट 
सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी न करने हेतु 26 - 02 - 2013 को उनके 
कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य 
नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या डीआईजी - 6552 (ट्रक) का पंजीयन 
चिन्ह चेसिस संख्या 364052289435 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ( प्रशासन ) 

रुद्रपुर , ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), हरिद्वार 

कार्यालयादेश 

11 मार्च, 2013 ई० 
पत्रांक 22 / टी0आर0 / UA08B-9627 / 2013 - वाहन संख्या UA08B- 9627 ऑटो मॉडल - 2003 इस कार्यालय 
में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 69509M2 इंजन नं0 R2M99624 है । वाहन पूर्ण रूप से मार्ग पर चलने योग्य न 
होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 08 - 03 - 2013 में सम्पर्ण किये गये हैं । वाहन 
स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु 
भी आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
(प्रशासन ), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम , 1988 के नियम 55 (1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 UA08B- 9627 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


172 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 18 मई , 2013 ई० (बैशाख 28, 1935 शक सम्वत् ) 

कार्यालयादेश 
11 मार्च, 2013 ई० 


पत्रांक 23 / टी0आर0 / UA08B- 9589 / 2013 - वाहन संख्या UA08B- 9589 आटो मॉडल - 2003 इस कार्यालय 
में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 KRTKP006148A03 इंजन नं0 A3C75181 है । वाहन पूर्ण रूप से मार्ग पर चलने 
योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 16 - 02 - 2013 में सम्पर्ण किये गये 
हैं । वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त 
करने हेतु आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
(प्रशासन ), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम , 1988 के नियम 55 ( 1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 UA08B- 9589 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 

कार्यालयादेश 

05 जनवरी, 2012 ई० 
पत्रांक 2980 / टी0आर0 / एचआर - 29बी - 9971 / 2013 - वाहन संख्या एचआर - 29बी - 9971 ट्रक मॉडल 
1992 इस कार्यालय में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 BU888008853 इंजन नं0 14B1213325 है । वाहन के मार्ग पर 
संचालन योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं , सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), 
हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55 (1) के अन्तर्गत दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 
एचआर - 29बी - 9971 टैक्सी एम्बसडर मॉडल 1992 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 

कार्यालयादेश 
28 फरवरी, 2013 ई० 


पत्रांक 3255 / टी0आर0 / UK08CA- 2358 / 2013 - वाहन संख्या UK08CA- 2358 ( OLD No . GJ- 15X- 3889 
ट्रक मॉडल 1992 इस कार्यालय में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 364352420388 इंजन नं0 692D22H3535279 है । 
वाहन पूर्ण रूप से मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र एवं वाहन की चेसिस 
की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं , सुधाकर चन्दोला, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
(प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम , 1988 के नियम 55 ( 1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 UK08CA- 2358 ( OLD No . GJ -15X - 3889 , का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 

कार्यालयादेश 

28 फरवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 3256 / टी0आर0 / HR 58-2317 / 2013 - वाहन संख्या HR 58-2317 ट्रक मॉडल 1995 इस कार्यालय 
में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 36032HUQ2725284 इंजन नं0 697D23HUQ772934 है । वाहन पूर्ण रूप से मार्ग 
पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र एवं वाहन की चेसिस की प्लेट काट कर 
कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं , सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
( प्रशासन ), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम , 1988 के नियम 55 (1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 HR 58- 2317 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 18 मई , 2013 ई० (बैशाख 28, 1935 शक सम्वत् ) 


173 


कार्यालयादेश 

___ 04 मार्च, 2013 ई0 
पत्रांक 3312 / टी0आर0 / UP07c - 4561 / 2013 - वाहन संख्या UP07c -4561 ट्रक मॉडल 1989 इस कार्यालय 
में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 360244BSQ002719 इंजन नं0 697D23ASQ105348 है । वाहन पूर्ण रूप से मार्ग पर 
चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र एवं वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय 
में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं , सुधाकर चन्दोला, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
( प्रशासन ), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम , 1988 के नियम 55 (1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 UP07c-4561 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 

कार्यालयादेश 


04 मार्च, 2013 ई० 


पत्रांक 3313 / टी0आर0 / DDL2429 / 2013 - वाहन संख्या DDL 2429 ट्रक मॉडल 1989 इस कार्यालय में 
पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 357D10921295 इंजन नं0 497SP21907663 है । वाहन पूर्ण रूप से मार्ग पर चलने 
योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र एवं वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में 
जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं , सुधाकर चन्दोला, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
(प्रशासन ), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम , 1988 के नियम 55 (1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 DDL 2429 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 

कार्यालयादेश 
08 मार्च, 2013 ई० 


पत्रांक 3397 / टी0आर0 / UP- 14 - 3773 / 2013 - वाहन संख्या UP14 - 3773 ट्रक मॉडल 1995 इस कार्यालय 
में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 357010CUQ809557 इंजन नं0 497SPCUQ725337 है । वाहन पूर्ण रूप से मार्ग पर 
चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 26 - 12 - 2012 में सम्पर्ण किये 
गये हैं । वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चेसिस की प्लेट काट कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह 
निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं , सुधाकर चन्दोला, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
(प्रशासन), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम , 1988 के नियम 55 ( 1 ) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 UP 14- 3773 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ | 

कार्यालयादेश 

04 मार्च, 2013 ई० 
पत्रांक / टी0आर0 / UA08C - 9930 / 2013 - वाहन संख्या UA08C -9930 (OLD No. HYW-180) ट्रक मॉडल 
1989 इस कार्यालय में पंजीकृत है , जिसका चेसिस नं0 364046310365 इंजन नं0 692D0231936 है । वाहन पूर्ण रूप 
से मार्ग पर चलने योग्य न होने के कारण वाहन स्वामी द्वारा वाहन के प्रपत्र एवं वाहन के चेसिस की प्लेट काट 
कर कार्यालय में जमा कर वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है । 

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर , मैं , सुधाकर चन्दोला, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी 
( प्रशासन ), हरिद्वार मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम 55 ( 1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह 
सं0 UA08C - 9930 ( OLD No . HYW- 180) का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ । 


सुधाकर चन्दोला, 


सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी 

( प्रशासन ), हरिद्वार । 


उत्तराखण्ड गजट , 18 मई , 2013 ई० (बैशाख 28, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल 

कार्यालयादेश 

05 फरवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 5031 / धारा - 21 / लाइसेंस / नि0 -निरस्ती0 / 2012 - 13 - श्री अजय कुमार पुत्र श्री प्रयागी लाल 
निवासी उत्तरी खताड़ी , रामनगर, जिला - नैनीताल , जो इस कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस संख्या 58436 / के / 99 
जो कि हल्का व्यवसायिक वाहन संचालन हेतु दिनांक 29 - 10 - 1999 को जारी किया । उक्त लाइसेंस में दिनांक 
10 - 01 - 2001 में भारी व्यवसायिक वाहन का पृष्ठांकन किया गया जिसकी वैधता दिनांक 24 - 07 - 2012 तक थी । 
श्री अजय कुमार पुत्र श्री प्रयागी लाल निवासी उत्तरी खताड़ी , रामनगर , जिला - नैनीताल , अपने उक्त चालन 
नुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु दिनांक 29 - 11 - 2012 को इस कार्यालय में आवेदन किया , जिसके फलस्वरूप चालन 
अनुज्ञप्ति के बैकलॉग की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी । बैकलॉग करते समय ज्ञात हुआ कि उक्त चालन अनुज्ञप्ति जोकि 
श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री राम सिंह द्वारा छद्मरूपण कर गलत चित्र के साथ कम्प्यूटर से पूर्व में ही जारी करवा 
लिया गया है , जिसे चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके04 / 19990023442 जारी हो चुका है । प्रकरण की जाँच करने पर 
उक्त तथ्यों की पुष्टि हुई । 

अतः, मैं , राजीव कुमार मेहरा , लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम , 
1989 की धारा 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके04 / 19990023442 को 
तत्काल प्रभाव से दिनांक 21 - 12 - 2012 को निरस्त करता हूँ | 


कार्यालयादेश 

16 फरवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 5099 / धारा - 21 / लाइसेंस / नि0 -निरस्ती0 / 2012 - 13 - श्री इमरान अहमद पुत्र श्री इरशाद अहमद 
निवासी किदवई नगर, हल्द्वानी , जिला - नैनीताल, जो इस कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस संख्या 13562 / के / 2002 
जो कि हल्का प्राइवेट वाहन संचालन हेतु दिनांक 13 - 03 - 2002 को जारी किया । उक्त लाइसेंस में दिनांक 
05 - 06 - 2003 में भारी व्यवसायिक वाहन का पृष्ठांकन किया गया जिसकी वैधता दिनांक 09 - 11 - 2012 तक थी । 
श्री इमरान अहमद पुत्र श्री इरशाद अहमद निवासी किदवई नगर , हल्द्वानी, जिला - नैनीताल द्वारा अपने उक्त चालन 
अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु दिसम्बर 2012 में इस कार्यालय में आवेदन किया, जिसके फलस्वरूप चालन अनुज्ञप्ति 
के बैकलॉग की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी । बैकलॉग करते समय ज्ञात हुआ कि उक्त चालन अनुज्ञप्ति को किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा छद्मरूपण कर गलत चित्र के साथ कम्प्यूटर से पूर्व में ही जारी करवा लिया गया है , जिसे चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या यूके04 / 20020058290 जारी हो चुका है । प्रकरण की जाँच करने पर उक्त तथ्यों की पुष्टि हुई । 

अतः, मैं , राजीव कुमार मेहरा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम , 
1989 की धारा 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके04 / 20020058290 को 
तत्काल प्रभाव से दिनांक 16 - 02 - 2013 को निरस्त करता हूँ । 

राजीव कुमार मेहरा, 
लाइसेंसिंग अथॉरिटी , 
मोटर वाहन विभाग, 

हल्द्वानी । 


पी०एस०यू० ( आर०ई० ) 20 हिन्दी गजट / 313 - भाग 1 - क - 2013 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


